रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L .- 33004/ 99 


5AME 


E 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1035] 
No. 1035 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , मई 16 , 2015 / वैशाख 26 , 1937 
NEW DELHI , SATURDAY , MAY 16, 2015 / VAISAKHA 26, 1937 


संस्कृति मंत्रालय 


( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2015 


का . आ . 1316 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष , वीरपूरखुर्द, वीरभद्र, जिला देहरादून , उत्तराखंड राज्य , राष्ट्रीय महत्व का है ; 


अब इसलिए प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की 
धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय सरकार उक्त पुरातात्विक स्थल एवम् अवशेष 
को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है ; 


उक्त पुरातात्विक स्थल एवम् अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति महानिदेशक , 
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , जनपथ , नई दिल्ली -110011 को राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किये जाने की 
तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त पुरातात्विक स्थल एवम् अवशेष में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की 
जा सकती है, जिस पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 


2176 GI/ 2015 


( 1 ) 


क्रमांक राज्य 


जिला 


संख्या 


में 


(1 ) (2 ) 


(3) 


1. 


उत्तराखंड 


देहरादून 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC. 3( ii )] 
अनुसूची 
तहसील स्थान स्मारक/ स्थल संरक्षण के । क्षेत्रफल स्वामित्व 

सीमाएं 
का नाम अधीन शामिल हेक्टेयर 

किये जाने वाले 

खसरा नम्बर 
(4) (5) ( 6) ( 7 ) 

( 8 ) ( 9 ) 

( 10 ) 
ऋषिकेश ग्राम वीरपुरखुर्द उत्खनित खसरा संख्या 86 0. 0676 स्वामी शास्त्री रामानंद उत्तर : खसरा नंबर 
वीरभद्र स्थल ( क ) ( भाग ) 

गिरि चेला स्वामी 87 ( भाग ) 
सत्यानंद गिरि निवासी 

सा . देह. 
खसरा संख्या 87 0. 005 अखाड़ा निरंजनी मायापुर दक्षिण : खसरा नंबर 
( क ) ( भाग ) 

हरिद्वार व अहतमाम 86 ( भाग ) और 85 
महंत शंकर भारती व पूर्व : खसरा नंबर 
महंतराम किशन गिरि व 86 ( भाग ) और 87 
हरिदेव गिरि सचिव ( भाग ) 
पँचायती अखाड़ा पश्चिम : खसरा 
निवासी मायापुर, नंबर 86 ( भाग ) 
हरिद्वार 

और 87 ( भाग ) 


कुल क्षेत्र : 0.0726 हेक्टेयर 


[ फा . सं. 2 - 9/ 2013 - एम ] 
राकेश तिवारी , महानिदेशक 


ग्राम वीरपुर खुर्द स्थित उत्खनित स्थल का स्थल मानचित्र 
वीरभद्र , तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून , उत्तराखण्ड 


पमाना 


- मीटर 


. 


. 


. 


76 


. 


- - - - 


ग्रामवीरपर 


डदी85 


न 


! 


स्दौमी सदयानद गिरी 


भवन 


संरक्षण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र - - 


[ 411 II - 205 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF CULTURE 


(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th April , 2015 


S . O . 1316 ( E ). — Whereas, the CentralGovernment is of the opinion that, the ancient site namely , the Archaeological 
site and remains, in the locality of Virpurkhurd , Virbhadra , District Dehradun , in the State of Uttarakhand specified in the site 
plan and the Schedule annexed hereto , is of national importance ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 4 of the Ancient Monuments and 
Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958 ), the Central Government hereby gives notice of its intention to 
declare the said ancient site to be of national importance ; 


Objection if any, to the declaration of the said ancient site to be of national importance, may be made to the 
Director General, Archaeological Survey of India , Janpath ,New Delhi- 110011 ,within a period of twomonths from the date 
of issue of this notification , by any person interested in the said ancient site which will be taken into consideration by the 
CentralGovernment. 


SCHEDULE 


S . State 


State 


District 


District 


Tehsil 


Si. 
No . 


Locality 


Boundaries 


Tehsil 


Localits 


Name of 
the Monu 
ment/ site 


Khasra numbers Area in Ownership 
included under hectare 
protection 


(1 ) (2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


(8 ) 


(9 ) 


(10 ) 


1. 


Uttarakhand Dehradun 


Rishikesh 


Village Archaeological Khasra Number 0 . 0676 Swami Shastri North : Khasara 
Virpurkhurd , Sites and 86 ( 06) ( part ) Hectare Ramanand Giri number 87 
Virbhadra Ramains , 

Chela Swami ( part ) 
Virpurkhurd , 

Satyanand Giri , East : Khasara 
Virbhadra 

Niwasi Sa . Deh . number 86 
Khasra Number 0 .005 Akhara Niran 

(part) and 87 
87 (06) (part ) Hectare jani Mayapur ( part) 

Haridwar Va South : Khasara 
Ahatmam 

number 86 
Mahant Shankar ( part) and 85 
Bharati Va West : Khasara 
Mahant Ram number 86 
Kishan Giri Va (part ) and 87 
Haridev Giri ( part) . 
Secretary 
Panchayti 
Akhara Niwasi 
Mayapur, 
Haridwar 


Total Area : 0 .0726 Hectare 


[ F . No . 2 - 9 / 2013 -M ] 
RAKESH TEWARI, Director General 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


SITE PLAN OF EXCAVATED SITE AT VILLAGE 
VIRPUR KHURD , VIRBHADRA , TEHSIL - RISHIKESH , 

DISST . DEHRADUN , UTTARAKHAND . 


CALE 


METRES ; 


VIRBHADRA 
TEMPLE 


IDYN 
YHONY 


CULTIVATED LAND 


TOPABULOE 


IL 


79 


COLTIVATED LANDRA 


VILLAGE VIRPUR KHORD 
VILLAGE VIRBHADRA BLOCK 


(FOREST) 


ROOMS 


WAM SATYA NAND GRI 
ILNOR HIGH SCHOOL 


BUILDING 


TEMPLE 


PROPOSED AREA FOR PROTECTION 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


